“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/ 203-205. 


30-05-200I.” 
छत्तीसगढ़ UTA 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 73] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल 2023 — वैशाख 4, शक 945 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर aca नगर 


अटल नगर, दिनांक 48 अप्रैल 2023 
अधिसूचना 
क्रमांक / 4468 / 2635 / 2022 / 50.- 


“बहादुर कलारिन सम्मान” 


प्रस्तावना :-- छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली 
महिला को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से “बहादुर कलारिन सम्मान” देने का निर्णय लिया है, इस सम्मान के विनियमन 
एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते है :- 


4. संक्षिप्त नाम :- 

() इन नियमों का संक्षिप्त नाम “बहादुर कलारिन सम्मान” नियम - 2023“ है। 

(2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा जारी किये जाने के दिनांक से प्रभावशील होंगे। 
2. परिभाषाएं :- इन नियमों मे जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :- 

(अ) “महिलाओं” से तात्पर्य एक या एक से अधिक महिलाओं से है। 

(ब) “निर्णायक मंडल” से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठित निर्णायक मंडल से है। 
3. पुरस्कार का स्वरूप :- 

4. “बहादुर कलारिन सम्मान” हेतु पुरस्कार राशि 2.00 लाख रूपये नगद चेक के रूप में दिया जायेगा। यह 
पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य 
करने वाली महिला को प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु छत्तीसगढ़ के निवासी एक ही महिला 
को प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल द्वारा चयन होने पर निर्णय के आधार पर पुरस्कार 
की राशि नगद / चेक, सम्मान तथा प्रतीक fers से युक्त पट्टका प्रशस्ति के रूप में दिया जायेगा। 

2. पुरस्कार हेतु आयु सीमा का बंधन नहीं रहेगा। 

4. निर्णायक मंडल का गठन :- 
राज्य शासन, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली 
महिला को प्रोत्साहन के क्षेत्र में भारसाधक मंत्री की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल, जो कि पांच सदस्यीय होगी, 
का गठन करेगा। जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे :- 


345 


346 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 


4. अध्यक्ष, छ.ग. राज्य महिला आयोग 
2. अध्यक्ष, छ.ग. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 
3. सचिव, छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग। 

इसके अतिरिक्त ख्याति प्राप्त पुरस्कार हेतु ऊपर उल्लेखित क्षेत्र में जानकार 
व्यक्ति / विशेषज्ञ के 02 प्रतिनिधि निर्णायक मंडल (जूरी) हेतु नामांकित किये जा 
सकेंगे | 


. निर्णायक मंडल की शक्तियां :- 


(3) निर्णायक मंडल के द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी 
होगा | 


(2) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की 
जावेगी | 

(3) संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा भी जूरी अपने 
स्वविवेक से ऐसी किसी महिला के प्रस्ताव पर विचार कर सकेगी fore 
पुरस्कार के उद्देश्यों के अनुरूप पाये। 

(4) सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये एक ही महिला का चयन होगा। 

(5) निर्णायक मंडल की बैठक का संपूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एवं उसके 
द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुये 
विचार विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा। 

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किए 
जाने पर यदि ज्यूरी के सदस्य यदि बाहर से आते है तो उन्हें वायुयान द्वारा 
यात्रा की पात्रता होगी तथा Se शासन द्वारा निर्धारित दरों पर वातानुकूलित 
वाहन एवं वातानुकूलित आवास की व्यवस्था शासकीय गेस्ट हाऊस उपलब्ध न 
abe स्थिति 4 निजी सम्मानजनक होटल में ठहरने की व्यवस्था की 
जायेगी | 


. चयन प्रक्रिया :- पुरस्कार के लिए उपयुक्त महिला के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार 


रहेगी :- 

4. जिस वर्ष & लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां 
आमंत्रित करने हेतु प्रमुख सचिव/सचिव / विशेष सचिव, महिला एवं बाल 
विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख समाचार val में राज्य शासन 
की ओर से जनसम्पर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया 
जावेगा। प्रविष्टियां प्रस्तुत / प्रेषित करने के लिए यथा आवश्यक समय दिया 
जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं 
की जावेंगी। विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक . 
होने पर परिवर्तन कर सकेगा। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 


346 () 


2. 


(अ) प्रविष्टियां जिला कलेक्टर के समक्ष सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित 
अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जावेगी।“ 


: @ 
2. 


महिला का पूर्ण परिचय | 

महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व 
कार्य करने वाली महिला को प्रोत्साहन के क्षेत्र में किये गये मय सेवा 
कार्यो की सप्रमाण विस्तृत जानकारी। यह प्रमाणपत्र भी संलग्न करना 
होगा कि उपलब्धी वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। 

यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण | 

उत्कृष्ट सेवा कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो 
उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रतिवेदन की एक-एक छायाप्रतियां। 
महिलाओं, के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व 
कार्य करने वाली महिला को प्रोत्साहन प्रख्यात पत्र /पत्रिकाओं तथा 
संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की छायाप्रतियां / सत्य प्रतिलिपियां | 
अन्य सुसंगत दस्तावेज, जो आवश्यक et | 

चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में महिला की 
लिखित सहमति | 


(ब) प्रविष्टियों के संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अधोनुसार 
समिति द्वारा परीक्षण कर प्रत्येक जिले से सर्वोत्कृष्ट दो प्रविष्टियाँ राज्य 
स्तर पर अनुशंसा कर भेजी जावेंगी। 


a 
2. 
3. 


जिला कलेक्टर - अध्यक्ष 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत - Wey 
उपसंचालक / सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग 

संबंधित जिला - सदस्य 
उपसंचालक पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग - सदस्य 
जिला कार्यक्रम अधिकारी /जिला महिला एवं बाल 

विकास अधिकारी संबंधित जिला - सदस्य 

संयोजक 


समिति की अनुशंसा के उपरांत जिला कार्यक्रम अधिकारी /जिला 
महिला एवं बाल विकास अधिकारी कं द्वारा प्रत्येक अनुशंसित महिला के 
संबंध में एक संक्षेपिका तैयार कर प्रेषित की जावेगी जो उपरोकतानुसार 
कंडिका 2 (आ) में वर्णित बिन्दुओं को समाहित करेगी | 

(द) जिला स्तर से प्राप्त अनुशंसा के उपरांत नियम पांच के अनुसार 
निर्णायक मंडल द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। यद्यपि ज्यूरी -स्वविवेक 
से प्राप्त प्रकरण या अप्राप्त अन्य किसी भी प्रकरण पर निर्णय ले सकेगी 
या विचार कर सकेगी। 


346 (2) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 


3. (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मापदण्डों के अलावा कोई और शर्तें 

लागू नहीं होगी। 

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित महिला 
का सेवा कार्य पुरस्कार योग्य नहीं है, निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने 
वाली ऐसी महिला पश्चात्वर्ती वर्षो में पुनः प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेगी | 

4. प्रविष्टि में afta तथ्यों /जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र 
व्यवहार कर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा। 

5. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों, निष्कर्षो / प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि 
प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं 
माना जायेगा परंतु राज्य शासन को अधिकार होगा कि जहां यह आवश्यक 
समझे अपने सूत्रों से दिये गये तथ्यों / निष्कर्षो / प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कर 
सकेगा | 

6... निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के तत्काल बाद संबंधित 
पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जावेगा। 


पंजीयन क्र. । महिला का | प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता | प्राप्त कागजातों के | अन्य 
नाम तथा पता | का नाम, पद एवं | कुल पृष्ठों की 


7. पंजीयन के पश्चात्‌ प्रमुख सचिव/सचिव / विशेष सचिव, महिला एवं बाल 
विकास के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक 
मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवाई जावेगी, जिसमें निम्नलिखित 
जानकारियों का समावेश होगा :- 

(3) महिला का नाम तथा पता। 
(2) प्रस्तावक | 
(3) सेवा कार्य की उपलब्:ियों का संक्षिप्त ब्यौरा। 
(4) प्राप्त पुरस्कार / सम्मान | 
(5) प्रमाण / टिप्पणियां | 
(6) पुरस्कार ग्रहण करने बाबत्‌ सहमति दी है» नहीं. दी हैं। 


7. चयन के मापदण्ड :- पुरस्कार के लिए उत्कृष्ट महिला के चयन हेतु निम्नलिखित 
मापदण्ड रहेंगे :- | 
(4) पुरस्कार के लिये निर्णायक मंडल द्वारा ऐसी महिला का चयन किया जावेगा . 
जिन्होंने समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ 
संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली महिला को प्रोत्साहन के 
क्षेत्र हेतु दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 346 (3) 


(2) निर्णायक मंडल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के सेवा कार्यो का 
आंकलन होगा अर्थात्‌ पुरस्कार केवल भूतकालिक सेवा उपलब्धियों के आधार 
पर नहीं मिलेगा। नियम 4 के क्षेत्र में परिणाममूलक निरंतरता भी आवश्यक है। 

(3) महिला / प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए 
बताई गई Vues वास्तविक तथ्य पर आधारित हैं। 

(4) पुरस्कार चूंकि महिला के समग्र योगदान के आधार पर दिया जावेगा इसलिए 
सेवा कार्य में व्यक्ति द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त 
प्रमाण होना आवश्यक है| 

(5) सेवा के क्षेत्र में महिला के समग्र योगदान का संबंधित क्षेत्र / वर्ग में व्यापक 
प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए जो कि प्रमाण-पत्रों, पत्र कतरनों एवं प्रतिवेदनों 
से परिपुष्ट / समर्पित होगा | 

(6) यह भी देखा जायेगा कि परंपरागत तरीके से अलग हटकर महिलाओं के 
उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली महिला 
को प्रोत्साहन के क्षेत्र में नवाचार अर्थात्‌ नई पद्धति और नये क्षेत्र को किस 
सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है। 

(7) महिला उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली 
महिला को प्रोत्साहन करने संबंधी उसके सेवा कार्य को पुरस्कार के लिये 
विचार किया जायेगा जो महिलाओं के उत्थान हेतु विशिष्ट कार्य से सीधे तौर 
पर जुड़ी हुई है। 

(8) अपनी प्रविष्टि के साथ महिला को यह लिखित सहमति देनी होगी कि वह 
पुरस्कार ग्रहण करने हेतु सहमत है। 

(9) शासकीय सेवक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी। 

(i0) निर्णायक मंडल के अशासकीय सदस्य से संबंधित परिवार के सदस्य उस वर्ष 
के पुरस्कार के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी जिस वर्ष के 
पुरस्कार के निर्णायक मंडल में मंहिला से संबंधित व्यक्ति सदस्य है। 

. पुरस्कार की घोषणा :- 


निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा 
तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित महिला की औपचारिक घोषणा की 
जावेगी | | 


346 (4) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 


9. अलंकरण समारोह :- 
पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अंलकरण समारोह प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा लिये 

गये निर्णय अनुसार आयोजित किया जावेगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित 
महिला को आमंत्रित किया जावेगा। विशेष परिस्थिति में पुरस्कृत महिला अपनी 
सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ 
यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी। चयनित महिला को समारोह के लिए 
शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं 
यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी। 

0. व्यय की समपूर्ति :-.. पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर 
होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जावेगी | 

44. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :- राज्य शासन (महिला एवं बाल विकास) को 
पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार 
होगा। इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव ,/ सचिव विशेष, 
महिला एवं बाल विकास की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले 
जिनका नियमों में vera नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख 
सचिव / सचिव / विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग 
अधिकृत होंगे। 

42. अन्य दायित्वों का निर्वहन :- प्रतिवर्ष प्राप्त प्रविष्टियां एवं चयनित महिला आदि 
का रिकार्ड एक अलग-अलग free में संचालनालय महिला एवं बाल विकास द्वारा 
संधारित किया जावेगा। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पोषण चन्द्राकर, विशेष सचिव. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 346 (5) 


प्रपत्र-क 
“बहादुर कलारिन सम्मान” वर्ष 2023 हेतु आवेदन पत्र 


फोटो चस्पा करें 
(स्वयं के द्वारा 
सत्यापित) 


प्रति, 


4. आवेदिका का नाम 

2. आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) 
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) 

3. पिता/पति का नाम 

4. (आ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता 
(हिन्दी में) 


Ge Ey ahaa ance aad tg Be eee aman 


5. (अ) जन्मतिथि (अंको में) 
(शब्दों में) 
6. आवेदक का मोबाईल MICs Ek $&............ल्‍ल्‍६.६.ल्‍ल्‍.ल्‍६६न६लल्‍ल०0ल्‍0०00०"._._____->___-__>>--न न नलन न 


7. महिला द्वारा संपादित सेवा कार्यो की उपलब्धि a: — 
संक्षिप्त ब्यौरा 


न 


हग्न००न०5००००००००००००००००००००००००००००,»७००००००० ००००» ०००० ००० ००००० ० ००००००००ढ०ल्‍्ल्‍्ल्‍्न्न्नल्ल्लनलल्नललल्लन्ननलल्वन्न्न्ननमनम मम ०्>न>ननमनलननम्नन्ननन्न०_००००००००००)०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


8. अन्य पुरस्कारों व सम्मान का विवरण 
9. प्रमाण /टिप्पणियों का विवरण 
0. सम्मान ग्रहण करने संबंधी सहमति 


4. क्या आवेदक शासकीय »अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हां / नहीं [4 ? | | | 


346 (6) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 


संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची :- 


घोषणा 


मैं एतद्‌ द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न 
अभिलेख मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कोई भी जानकारी 
छुपायी या असत्य कथन नहीं बतायी गई है। 


आवेदक के हस्ताक्षर 
नाम एवं पूरा पता :- .................... 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 346 (7) 


प्रपत्र - ख 
“बहादुर कलारिन सम्मान” वर्ष 2023 के लिए प्राप्त आवेदनों की जानकारी आवेदनों की जानकारी 


4 TOTS Si mre corte 
2. Ba We आवेदन पत्रों की संख्या 
3. शासकीय »अर्द्शासकीय संस्था / शासकीय 
सेवक होने अथवा अन्य कारणों से 
अप्राप्त पाये गये प्रविष्टियों की संख्या 


4. कूल पात्र प्रविष्टियों की संख्या 


5. समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अनुशंसित महिला का नाम एवं पता 


sree te ee tad Ss ta heures neues caveat 
On cetacean eet teers cereus 
प्रतिहस्ताक्षर हस्ताक्षर 
कलेक्टर / अपर कलेक्टर जिला कार्यक्रम अधिकारी 
जिला -..........................----- (छ.ग.) जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी 


_जिला- .................................०---- (छ.ग.) 


346 (8) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 


प्रपत्र - ग 
“बहादुर कलारिन सम्मान” वर्ष 2023 के लिए जिले से की गई अनुशंसा का विवरण 


4 जिले का नाम 


2 अनुसंशित महिला का नाम तथा 


पता (एक से अधिक के लिए पृथक-पृथक भरे) 
3 महिला द्वारा संपादित सेवा कार्यो की उपलब्धि का संक्षिप्त ब्यौरा 


4 अन्य पुरस्कारों व सम्मान का विवरण 
5 प्रमाण / टिप्पणियों का विवरण 
6 सम्मान ग्रहण करने संबंधी सहमति दी है अथवा नहीं विवरण 


प्रतिहस्ताक्षर हस्ताक्षर 
कलेक्टर / अपर कलेक्टर ॥॒ जिला कार्यक्रम अधिकारी / 
जिला a oe (छ.ग.) जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी 


co | en ee ee (छ.ग.) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 346 (9) 


Atal Nagar, the ]8th April 2023 


NOTIFICATION 


No./68/2635/WCD/2022-23.- 


"Bahadur Kalarin Samman" 


Introduction:- Chhattisgarh's government has established the "Bahadur Kalarin Samman" to honour 


pioneering female activists in the fight against sexism and for women's empowerment. The followings are 


the guidelines and protocol for this recognition. 


l. 


Short title:- 
(l) The regulations are known as the” Bahadur Kalarin Samman, Rules- 2023." 


(2) With immediate effect from the date of the Government's issuance, these rules apply 
throughout the State of Chhattisgarh. 


Definitions:- Unless the context dictates differently, the following will apply throughout these 
regulations: - 


(a) One or more women are meant by the term "women"; 
(b) Under these regulations, "Judicial Board" refers to the Jury convened as per Rule 4. 


Nature of Award: - 
l. The "Bahadur Kalarin Samman" will be distributed at Rs 2.00 lakh. Each year, the State 


Government of Chhattisgarh bestows this honour upon one deserving woman who resides 
within its borders and who has made a significant impact in the fight against gender inequality 
and women's empowerment. The recipient is chosen by a panel of female experts appointed by 
the State Government. The award will be presented as a monetary payment, a commemorative 


plaque, and an emblem. 
2. The award will be given out without regard to age. 


Constitution of the Jury: - 
Women who have made an "outstanding contribution" to the field of women's and "have done 


unprecedented work in the struggle against women's oppression and women's upliftment" will be 
judged by a panel of five people appointed by the state government and presided over by the 
minister in charge of the relevant department. 

l. President, CG. State Women's Commission 

2. President, Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights 


3. Secretary, Chhattisgarh Government, Women and Child Development Department. ह 


Also, the jury for the distinguished prize can be comprised of two representatives -of the 
aforementioned educated persons/experts. 


346 (0) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 
5... Power of the Jury:- 

(l) The jury's decision will be final and binding on the government. 

(2) The decision on the awardees is final and cannot be challenged in any way. 

(3) The jury may, at its discretion, evaluate the proposal of any woman it believes to be 
consistent with the prize’s objectives and the entries received for the corresponding 
award year. 

(4) Typically, just one (female) recipient will be chosen for the honour each year. 

(5) Only the unanimous written recommendation made by the Jury Board will be made public, 
and the entire meeting's activities will be held in the strictest confidence. 

(6) Inthe event that honourable members of the jury are invited from outside the State, they will 
be provided with airfare, transportation in air-conditioned vehicles, and lodging in air- 
conditioned guest homes at government-set prices. In the event that the desired 
accommodation is unavailable, alternative accommodations at a nearby private, reputable 
hotel will be arranged. 

6. Selection Process:- To determine a deserving female recipient, we shall use the following criteria: - 


l. 


On behalf of the State Government, the Principal Secretary/Secretary/Special Secretary 
Women and Child Development Department have partnered with the Directorate of Public 
Relations to put out an open call for nominations in the state's major news outlets for the year 
in which the award will be presented. All entries will be due at a reasonable time. 
Manuscripts that arrive after the deadline will not be read. The State Government can make 
any necessary adjustments before publishing the notification, etc. 

(a) The entries will be presented before the District Collector in a sealed cover, fulfilling 

the following requirements:- 


l. Full introduction of the women. 


2. Provided concrete examples of the contributions women have made, notably in 
pioneering efforts to end discrimination against women and elevate their status in 
society. It is also required to include a certificate attesting that the claim is founded 
on actual events. 


3. Details of any other award received if any. 


4. If any report has been published on the subject of excellent service work, then its 
details and one photocopy of each published report 


5. Photocopies/attested copies of comments made by eminent papers/magazines and 
institutions regarding excellent work in the field of women & have done 
exceptional work for the struggle against women's oppression and upliftment. 


6. Other relevant documents, as may be required. 


7. Written consent of the woman to accept the award in case of selection. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 346 (4) 


(b) Concerning the entries, the best two entries from each district will be recommended 
and sent to the state level after examination by the committee constituted under the 
chairmanship of the district collector. 


]. District Collector - President 
2. Chief Executive Officer District Panchayat - Member 


3. Deputy Director / Assistant Director Public 
Relations Department Concerned District - Member 


4. Deputy Director Panchayat and Social 
Welfare Department - Member 


6. District Program Officer/Women and Child 
Development Officer Concerned District - Member Convener 


(c) After the committee’s recommendation, a summary will be prepared and sent by the 
District Program Officer/District Women and Child Development Officer in relation to 
each recommended woman, which will include the points mentioned in paragraph 2 (a) 
above. 


(d) After the recommendation is received from the district level, according to rule five, the 
final decision will be taken by the jury. However, the jury can decide or consider any 
other case received or not received at its discretion. 


3. (a) No other conditions will be applicable for selection other than the criteria specified in 
the rules. 


(b) Non-selection once shall not mean that the service work of the woman concerned is not 
eligible; such woman fulfilling the prescribed criteria may submit the application again 
in the subsequent years. 


4. Subsequent correspondence other than the facts/information contained in the entry will not be 
considered for the award. 


5. The entire responsibility of the facts/conclusions/evidence given in the entry will be of the 
entry presenter. In this case, the State Government will not be considered as party to any 
dispute, but the State Government will have the right to verify’ the 
facts/conclusions/evidences given from its own sources, wherever it considers necessary. 


6. Immediately after receipt of all the entries received up to the prescribed date, they will be 
registered in the following form in the register of the respective award year. 


Registration no. | Name and address | designation and address | Total number of pages Other 
of the woman of the entry applicant of documents received 


346 (2) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 


After registration, a summary will be prepared for the meeting of the jury in respect of each 
entry in the following heading points by the Principal Secretary/Secretary/Special Secretary, 
Women and Child Development, which will include the following information:- 


(|) Name and address of the person. 

(2) Proponent. 

(3) Brief description of achievements of service work. 
(4) Awards/honors received. 

(5). Evidence/Comments. 


(6)  Has/has not given consent regarding receiving the award. 


Criteria of selection:- The following criteria will be there for the selection of an outstanding 


person (female) for the award:- 


() 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 
(I0) 


Such a person will be selected by the jury for the award, who has dedicated long-term 


excellent service in the field of women &hasdone exceptional work for the struggle against 
women's oppression and upliftment in the State of Chhattisgarh. 


Both past and present service works will be assessed by the jury; that is, the award will not be 
given only based on past service achievements. Consequential consistency is also necessary 
for the area of Rule |. 


The woman/proposer must submit a certificate that the achievements mentioned for the honor 
are based on facts. 


Since the award will be given based on the overall contribution of the woman, it is necessary 
to have sufficient evidence regarding the personal contribution made by the person in the 
service work. 


The overall contribution of women in the service field should have a broad impact in the 
relevant field/category, which will be confirmed/dedicated by certificates, letter clippings and 
reports. 


It will also be seen to what extent and to what extent innovation, i.e. new methods and new 
fields, have been adopted in the field of women & have done exceptional work for the 
struggle against women's oppression and women's upliftment, apart from the traditional 
method. 


Her service work related to women who have done exceptional work for the struggle against 
women's oppression and women's upliftmentwill be considered for the award, which is 
directly related to the specific work for the upliftment of women. 


Along with her entry, the woman has to give written consent that she agrees to accept the 
prize. 


Government servants shall not be eligible for the award. 


The member of the institution related to the non-official member of the jury will not be able 
to submit his entry for the award of the year in which the person related to the institution is a 
member of the jury of the award. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 346 (43) 


0. 


Il. 


2 


Announcement of the award:- 


The jury will submit its decision confidentially to the state government and the woman 
selected for the honor will be formally announced by the state government. 


Investiture Ceremony:- 


The State level Investiture ceremony of the awards will be organized every year as per the 
decision taken by the State Government, in which the selected women will be invited to participate. 
In exceptional circumstances, the awardee women can bring only one assistant for their help, who 
will get the facility of travel and accommodation along with them. The selected woman will be 
eligible to travel by rail and air equivalent to a senior level government officer for the ceremony 
and get a travel allowance. 


Reimbursement of Expenditure: - 


The Chhattisgarh Government will reimburse the expenditure incurred on the arrangements 
related to the award and Investiture ceremony. 


Amendment and change in rules:- 


The State Government (Women and Child Development) will have the right to amend and 
change the award rules as required. Concerning the provisions contained in these rules, the 
interpretation of the Principal Secretary / Special Secretary, Women and Child Development will be 
considered authoritative and final; the right to resolve such matters, which are not mentioned in the 
rules, will also be given to the Principal Secretary / Secretary / Special Secretary, Government of 
Chhattisgarh, Women and Child Development Department will be authorized. 


. Performance of other responsibilities: - Every year the record of entries received and selected 


women etc. will be maintained by the Directorate of Women and Child Development in a separate 
volume. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
POSHAN CHANDRAKAR, Special Secretary. 


346 (44) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 


Form-A 


Application form for “Bahadur Kalarin Samman” for the year 2023 


paste photo 


To, (self verified) 

. Name of the applicant है. cau cdwnwwa snsewadeasiecewesecsesweewienseeeoesisieeeetcceceeassaseaast 

2. Full name of the applicant (in Hindi) 5 camedeseubeneesedssadewselereeetelesieuabesiagss हर जन 5 करन ४० जग गेगेगिगिगगेग डा 
(IN BLOCK LETTERS) Bs gasses stuns कि तर लक लक ली कल कक 

3. Father's/Husband's Name Sb मल मे लिन 5 पक न कर न व मत 


4. (a) Present address for correspondence 


(in Hindi) : B sateen Sars लक दल जन heen sane samen cae meme — 
(b) Permanent Address f Secinsdedentsiccbiccds oMacWeradendee ss रेड डरने opemmemesemeenstemeessies 
5, (a) Date of Birth (in figures) आम व या मा ovewessweret es desiersesienee 
(in words) { ee sddewad canna हम कल ममता मटर मल न etacastee 
6. Mobile No. of the applicant t esewacid dinseiceneasecesdenwemacuaspessaweecseeseasesesssessesesseces 


7. Brief details of the achievement of the service work done by the woman: 


ह००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००७००००० 

>०0१००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००७०००००००००००० 
0०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 
७००००००००+१००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 
००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००.०००००००००००. 


००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 346 (45) 


9. Details of evidence/comments 202४४ ०८ edu as 40s desis Sb WelsldaeSouceeshesece cobaweciecadesons skestesseeeseeeees 
0. Consent to receive the honour है usa अंशनअ० ०6 sew es ceeds eee जब Tasos cela sibs Gesdocecencdedeacoecedsbesvosseutarsssestcteises 


l. Is the applicant serving in a government/semi government organization? yes/no 


List of attached certificates:- 


Ley _ मा न मम आम si smewre iedeuaeesawensdeatessboenteteaeassessslestateessessesede 

ला at shibsinns ean कम नर न न tineaaaawawentan 

Dn »०६३*४४३४नेनलन्‍«नहो५००ननभेढ ०५३५४ ००४ ७नेड बन ches iene जन ०० 5०>० «5०» _ कल २०४ २5२५ करन २५ >> >> 5 & eM renee rem «नम लेडे गग ०5 

the ७&#६४५४६०३४४०४ ०४ *००४३३४४०४४३७ ७३३३० ३४३७०००६ ०५०३ ४७८४४४ं०० ०९०३० ७५४३५ ०० ००३० thawed iin ८5 2४५ के ५० बल ग्रे > ३ रे भ ३८ जन ग०४ व ले जिल*+ 
3, / ४८८४४८७२४ ०३४४४ डेबद बट िलड 5 व व रब न बन 2 दब 2३० ०३४० ७ १०४ कक ० ड २2 बं४ ५४95 हि ४५ ० २३ ०४००४३४०२०४३४००१३४३०४५४३ ४०४ dans अंडे ह डंडे दब र४ ०४०० ५८ ० ले 5 बे वंडर 
6५ ४2२०४ ४४० ००३७४2०४४ ०३०४८ *०टसन३० sod tears cimcee ० *००००३६४ ३ मेरे >> alent 9न ४3299 ४लर बे रह 2० ०४०४० ००ननने नम 4 2४9 वलरड बडे 2०००७» हब कि रब 
Ts. नर oe Sade asGeSaedepecsdedesssad de cdensssesteesesde sues ४४५४४४४१४०४४४ ०१४०० ५० ० नल हडन बंध 4००5 scenes 
0: tases inact sea pan aneurin अरब मम NEE 5०००४ +गबन ११८८६ ४५४० ०२«२०४2४२३४२३ ६२३४० ४ ०४४४ ०३०४+ ४० ४ेबकेर २०५ ३डर २5 eres 
Do: ‘nsieeanentnnasmccheaksinanpeia esta kuin taka 2३२० पतन गेम रन भ 5 + भर «ंब 3 89 रन मे बम १५ +मरग लग >ेन भवन 95 55 «०5०४४ «४५०5 ८«%« «+२ 55 53४ % “वी ०४% “59 «७« 5 


346 (6) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 


Announcement 


I hereby declare that all the particulars given in this form and the records attached are 
true to the best of my knowledge and belief and no information has been concealed or 
misrepresented. 


Signature of Applicant 


Name and full address:- ........ccccssosoccsssserccsessecees 


0७००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००७०००००७०००००००००००००००००० 


७०००००००७०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००७००००००००००००००००००००००० 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 346 (47) 


Form - 8 
Information about the applications received for the “Bahadur Kalarin Samman” for the year 2023 
. Name of the District है edsuinnbisdesnessbebsadsocsegsenvcosesiessees ३०४४४०४५४०७४४ ३४८ रे ७७४४४ ४०७७० 


2. Total number of applications received Statute 6 हम गन मेड गर्ल ८ गम 2 ४ << siniaceclaseuaseucudsussnesettiensasesdeccnensseiessacs 


3. Government/Semi-Government organization/Governmen(Number of entries found inaccessible 


due to service or other reasons) है aeiiein de eswessadnnesetoeneenccceseeecess न न sees 


4. Total number of entries received & sexeasevewiee eeiee’ Seine seceweeiee न आम कर महक हब ०क ००२०० ०७७४५ >> 


5. Name and address of the woman recommended as per the decision taken by the committee 


© gldmameamanses enema scndeexeenEsoaampeneasesxexesan iii al waeetala Sassy 4३ रसक दल नबग१०४०० ४४०४ २१०४६ 
७ ०००७००७००७००७७०७००७०७७००७०७००७०७०७०७०७७०७७०७०७०७०७०७०७०७००७०७०७०७०००७०७०७०७०७०७७०७०७०७०७०७७०७०७०७०७०७०७०७०७०००७० ७७०७ ०७०७० SEESESESES +००७००७०००००००७०७०००७०००७०७००००७०७०७०७०७०७०७०००००००७ 
Counter-signature Signature 
Collector /Additional Collector District Program Officer / 
District - अर मर मम eee cues (C.G) District Women and Child Development Officer 


DEIR < asin ३७४ ५३३०३ ३४४४ ४४ ० (९.0) 


346 (8) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023 


Form - C 


Details of the recommendation made from the district for the “Bahadur Kalarin Samman” for 
the year 2023 


l. Name of the District है wcevesscuessnevsatenccsesascrneaasteccesvecsesncds sdcsseasbssacisvecsseevee? 


2. Name of the woman recommended and Address (for more than one to be filled separately) 


७ #००७०७०७००७०७०७०७००७००७०७०७०७०७००००००००००००००७०७००५०५७००० eeeeseecesecseseseeses eeveccce ०००७०००००७ #०७७०७०७७०७००७७०७०७०७०७००७०००००००००००७०७०७०००७०७०७०००७००० 
के ४2४5४ ८६८:०४६६०>अेननेननडेनेन्ल ० केबल ले डे लव ड ०८०४ ००० रब बना #००७०७०७०००७०००००००५७०००५७०७०७०० ++१०००५००५ ०७७०००००७०७००७०७००७००७००००७०७००७००७५७०७०७००७००७०७०७०७०००७००००००७० 
D  nnia'e'e'scin' sie'eiginin slo's e'sie)eie wie\eieeisiw ers eis ere wis 0 मन नंबनन्केन्डोन मन «>> ereisls'b sla'wb 5० 52% SWE ५ बढ > ० २००५ ००००० ०७:००४०४७००७ ०६ #०००७००७००००००७०७०७०७००००० 
७ #००७०७००७०७०७००७०७०७०७०७००७०७०७०७०००००५००००००००००० ४०००७०७०००७०००७००७०७०७००७००७०००००००००७०७००००७००००५०००७०५०००५७०००००५० ++१००७०७००७०००७०००७०००००७००७०७००००७०००० ° 
७ ,७,०००००००००० +००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० ह००००००००००००००००००००००००००००००००००० #००००००००००० 
आओ 8 कर दर कक 20२ ७७७०७०७०७०७०७०७०७०००७००७०७००००००७ #००००७०७००७००७००७०७०७०७०७०७०७००७०७०७ #०००००००७०७०७०७००७०७०००७०००७०००००७० +०७००७०७०७०७०७०७०७७०७७०७०७०७०७०७०००७००७ 
७ ७००००००००७०००००७० १०००७७०७००७०७०७००७००७००७००७०७००७०७०००००७०००००७०००००७०००७०७००७००००५००७०००७०७००७००००००७००००७००७०७०७० ७०७००००७० ७०७०७०७०००००७०००७०७ ७००७०००० 9००७० 


4. Details of other awards and honors 
5. Details of evidence/comments 


6. Whether consent has been given to receive the honor or not .. Details 


Counter-signature : Signature 
Collector /Additional Collector District Program Officer / 
District - .............ccccc ee eeee (C.G) District Women and Child Development Officer 
DIS HIGE - .,...................... (C.G) 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकोय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


